PART 1 


HARYANA GOVT GAZ., NOV.7 , 1989 ( KRTK. 16, 1911 SAKA) 


1113 


राजस्व विभाग 


युद्ध 


जागीर 


दिनांक 30 अक्तूबर , 1989 


क्रमांक 913 - ज - 2-89/ 310 20.--- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( ए) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सोपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती सरबती , विधवा श्री जग राम , गांव झोझकलां, तहसील दादरी , 

ला भिवानी को रबी , 1973 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद 
में दी गई शों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 747 - ज - 2-89/ 3 1024.- श्री हजारी लाल , पुन श्री रामजी लाल , निवासी गांव कुलासी , तहसील झज्जर , 
जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2( ए) ( ए) तथा 3( 1 ए) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 2179 - पार- 4-67/ 1906, 8 जून , 19 67 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 
504 1 - प्रार- III - 70/ 29505 , दिनांक ४ दिसम्बर, 1970 

रुपये और उसके बाद अधिस चन श्रमांक 
1789 - ज - 1-19/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक दर से जागीर 
मंजर की गई थी । 


द्वारा 150 


2 . 


अब श्री हजारी लाल की दिनांक 6 जून, 1984 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल 
उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री हजारी लाल की विधवा भी मति दाम्बा 
के नाम रबी, 1985 से 300 रूपये वार्षिक की दर से , सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गन तबदील करते हैं । 


सागर मल, 


अवर सचिव, हरियाणा सरकार . 

राजस्व विभाग । 
DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT 

The 23rd October , 1989 
No. 5352-2ECDI-89 /8521.-- The following Block Development & Pa ich - yat Officers have passed / 
failed in the Departmental Examination held in April , 1989 in pipe s/ Group as indicated against eact : 


Nüme of tnc Offic.r 


Serial 
No. 


Group -I 


Gr.up -II 


Group - III 


Pap T - A 


Pap: r - B 


Fail 


Fail 


- 


2 


Fail 


Fail 


3 


S / Shri 
Sube Singh . 
BDPO , Hansi- I 
Muni Lal, 

BDPO , Bawal 
Net Rem , BDPO , 

Foroz pui Thika 
Dalip Singh ,, 
BDPO , Jhajjar 
Ram Singh , BDPO , 
Ambala 


Fail 


Fail 


4 


Fail 


Fail 


Fail 
- 


Fail 
Fail 


5 


Fail 


Fail 


6 


Fail 


Madan Mohan , 
Lal BDPO , Nahar 
Kirti Chand , 
BDPO , Pehowa 


7 


Fail 


